रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L .- 33004/ 99 


- 


- 


. 


मयपवजयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


१ 


. 


EXTRAORDINATEURS 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग ॥ - खण्ड ३ - उप - खण्ड (i) 
PARTIL- Section 3 - Sub- section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 320 ] 
No. 3201 


नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , जुलाई 11 , 2002 / आषाढ़ 20 , 1924 
NEW DELHI, TIIURSDAY , JULY 11, 2002 /ASADHA 20 , 1924 


पोत परिवहन मंत्रालय 


( पत्तन पक्ष ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2002 
सा . का .नि . 491 ( अ ). - केन्द्र सरकार , महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 3 की उपधारा ( 6 ) के साथ पठित 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा (i ) कमिश्नर , सीमाशुल्क , गोवा, ( ii ) पोतों के कप्तान तथा पदेन संयुक्त सचिष, 
गोवा सरकार, (iii ) गोवा प्रदेश के फ्लैग अधिकारी के मुख्य स्टॉफ अधिकारी, (iv ) उप सचिव ( एम एम ), ( v ) श्री सुभाष कामत तथा ( vi ) श्री 
अशोक वी . चौगुले, अध्यक्ष पोत निर्माण उद्योग सोसाइटी, गोवा को क्रमशः सीमाशुल्क विभाग, गोवा राज्य सरकार, रक्षा मंत्रालय, पोत परिवहन 
मंत्रालय, पोत मालिकों तथा अन्य हितों (निर्वाचित वर्ग में ) का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुरूगांव पत्तन के न्यासी बोर्ड में न्यासियों के रूप में नियुक्त 
करती है और भारत सरकार पोत परिवहन मंत्रालय ( पत्तन पक्ष ) की दिनांक 29 मई, 2002 की अधिसूचना सा . का . नि . 388 ( अ ) में निम्नलिखित 
संशोधन करती है । 

2. उक्त अधिसूचना में क्रम सं . 10 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, 
अर्थात् :-- 
11. आयुक्त, सीमाशुल्क गोवा 

सीमाशुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए 
12. पोतों के कप्तान तथा पदेन संयुक्त सचिव, गोवा सरकार गोषा की राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए 
13. गोवा प्रदेश के फ्लैग अधिकारी के मुख्य स्टॉफ अधिकारी । रक्षा मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए 
14. उप सचिव ( एम एम ) 

पोत परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए 
15 . श्री मुभाष कामत, दामोदर बिल्डिग , दूसरा तल , महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ग ) 
वास्को- डि - गामा, गोया - 403 802 

के उपखंड ( ii ) के तहत गोवा बार्ज ओनर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व 

करने के लिए 
16. श्री अशोक वी . चौगुले, अध्यक्ष, पोत निर्माण उद्योग महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) खंड ( ग ) 
सोसाइटी गोषा, बोडगा, वास्को - डि - गामा, गोवा- 403 802 के उपखंड ( ii ) के तहत पोतनिर्माण उद्योग सोसायटी (निर्वाचित श्रेणी में 

अन्य हितों ) का प्रतिनिधित्व करने के लिए । 

[ फा . सं. पीटी-18011/10/2001 - पीटी ] 

___ आर. के . जैन, संयुक्त सचिव 
2205 (JI/ 2002 

( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART: JI - SEC , 3 (1)] 


! 


MINISTRY OF SHIPPING 

(PORTS WING ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 11th July, 2002 
G .S .R . 491(E ).- - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) read with sub - section (6 ) of Section 3 of 
the Major Port Trusts Act , 1963 ( 38 of 1963), the Central Governmenthereby appoints (i) Comunissioner Customs, Goa, (ü ) 
Capt. of Ports and Ex- Officio Joint Secrctafy, (iii) Chief Staff Officer to Flag Officer Commanding Goa Area, ( iv )Deputy 
Secretary (MM ), (v ) Shri Subhash Kamat and (vi) Shri Ashok V . Chowgule, Chairman , Shipbuilding Industry Society of 
Goa as Trustees to representDepartment of Customs, State Govemment of Goa , Ministry of Defence, Ministry of Ship 
ping, Slipowners and Other Interests in elected category ) respectively on the Board of Trustees for the Port ofMormugao 
and makes the following amendments in the Notification of the Government of India in theMinistry of Shipping (Ports 
Wing ) G .S .R . No. 388 (E ), dated 29th May, 2002 . 

2. In the said Notification after $1. No . 10 and the entry relating thereto, the following serial numbers and entries 
shall be inserted , namely : 
11. Commissioner Custoins,Goa 

Representing the Department of Customs. 
12. Capt. of Ports and Ex -Officio Joint Secretary , 

Representing the State Government ofGda. 
Goverment of Goa. 
13. Chief Staff Officer to Flag Officer Conmanding Representing the Ministry of Defence . 

Goa Area 
14. Deputy Secretary (MM ) 

Representing the Ministry of Shipping . 
15 . Shri Subhash Kanat, Damodar Building, 2nd 

Representing the Goa Barge Owners Association 
Floor, Vasco -da -Gama, Goa -403 802 . 

(Shipowners) under sub -clause ( ii) of clause (c ) of 
sub - section ( 1 ) of section (3 ) ofMajor Port Trust, 

Act, 1963. 
16 . Shri Ashok V . Chowgule , Chairman , 

Representing the Shipbuilding Industry Society of 
Slupbuilding Industry Society of Goa , 

Goa (Other Interests in elcctcd category ) under 
Bodga, Vasco -da -Gama, Goa -403 802 , 

sub -clause ( ii) of clause (c ) of sub -section ( 1) of 
Section 3 of Major Port Trust Act, 1963. 


IF. No. PT - 18011/10 /2001 -PT] 

R .K , JAIN , JL. Secy . 


Printed by the Manuger, Clove of India Piers , Ring Roud , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 


